निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 561 ) 


25 आश्विन 1934 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 17 अक्तूबर 2012 


योजना एवं विकास विभाग 


पत्रांक : यो०स्था01 / 3 - 5 / 2011 - 3742 / यो०वि० , 


सेवा में , 


महालेखाकार, 
वीरचन्द पटेल पथ , 
बिहार, पटना 

पटना दिनांक 13 सितम्बर, 2012 
योजना एवं विकास विभाग को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु आधुनिक 
अवधारणा एवं आवश्यकताओं के अनुरुप योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 206 पदों की 
स्वीकृति । 
स्वीकृत 


विषयः 


आदेशः 


योजना एव विकास विभाग राज्य में राज्य एवं जिला योजनाओं के सूत्रण, अनुमोदन एव मूल्यांकन का नोडल 
विभाग है । हाल में विभाग को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समेकित कार्य योजना, कोसी 
पुनर्वास एव पुनर्निर्माण योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, जिला नवाचार कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम, पी0पी0पी0 आदि कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है । राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास 
विभाग नोडल विभाग नामित है । 

2. सौंपे गये नये दायित्वों के समुचित निर्वहन एवं योजनाओं के सघन अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास 
विभाग (मुख्यालय), प्रमंडल तथा जिला स्तर पर योजना तंत्र को सुगठित एव पुनर्गठित करने हेतु निम्नलिखित पदों की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
( क ) योजना एव विकास विभाग (मुख्यालय ) 


क्रमांक 


पद का नाम 


___ पदों की संख्या 


वेतनमान 


04 


प्रशाखा पदाधिकारी 
सहायक 


पी0वी02. ग्रेड पे - 4800 
पी0वी02 ग्रेड पे - 4600 


| 2 


24 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2012 
3 निम्नवर्गीय लिपिक 

पी0वी01 ग्रेड पे - 1900 
क्षेत्रीय योजना कार्यालय ( प्रमंडल स्तर ) 


04 


( ख ) 


| क्र0 


पद का नाम 


पदों की संख्या 

2 


वेतनमान 


पी0वी0 - 2 + 4800 ग्रेड पे 


सहायक निदेशक 
( राजपत्रित ) 


( प्रति प्रमंडल एक - एक ) 


( ग) 


जिला योजना कार्यालय (जिला स्तर ) 


क्र० 


पद का नाम 


वेतनमान 


3 


पदों की संख्या 

2 

38 
(प्रति जिला एक - एक ) 


पी0वी0 - 2 + 4800 ग्रेड पे 


- 


सहायक योजना पदाधिकारी 

( राजपत्रित ) 


पी0वी0 - 2 + 4600 ग्रेड पे 


अवर योजना पदाधिकारी 

( अराजपत्रित ) 


38 
( प्रति जिला एक - एक ) 


89 * 


पी0वी0 - 2 + 4200 ग्रेड पे 


0 


योजना सहायक 
( अराजपत्रित ) 


* योजना सहायक के 89 ( नवासी) पदों में से पटना में चार पद, पूर्वी चम्पारण में तीन, पश्चिमी चम्पारण में तीन , 
सीतामढ़ी में तीन, अररिया में तीन, मधुबनी में तीन, किशनगंज में तीन , सुपौल में तीन , गया में तीन, जहानाबाद में तीन , 
रोहतास में तीन , औरंगाबाद में तीन तथा शेष जिलों में दो - दो पद सृजित किये जाते हैं । 

3. उपर्युक्त सृजित पद बिहार योजना सेवा / बिहार अवर योजना सेवा / बिहार सचिवालय सेवा में स्वतः 
सम्मिलित हो जायेंगे एवं तद्नुसार उक्त सेवा के पदधारकों से इन पदों को भरा जायेगा । 

4. उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल रु0 5,65,60,980 (पाँच करोड़ पैंसठ लाख साठ हजार नौ सौ 
अस्सी रूपये मात्र) का वार्षिक व्यय संभावित है । 

5. राज्य स्तर पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2052 उपमुख्य शीर्ष - 00 लघु शीर्ष - 090 उप शीर्ष - 0010 मांग 
सं0 - 35, विपत्र कोड - N - 2052000900010 के अंतर्गत विकलनीय होगा । 

6. इसी प्रकार प्रमंडल एवं जिला स्तर पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन उपमुख्य शीर्ष - 00 
लघु शीर्ष - 094 - अन्य स्थापनाएँ उप शीर्ष - 0007 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण मांग सं0 - 35 , विपत्र 
कोड - N - 2053000940007 के अंतर्गत विकलनीय होगा । 

7. उपर्युक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक 13.07. 2012 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन 
प्राप्त है । 

8. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 11.09.2012 की बैठक की मद संख्या 07 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त 
प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 561-571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


